निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


9 पौष 1943 ( श ० ) 
( सं 0 पटना 1074 ) पटना , वृहस्पतिवार , 30 दिसम्बर 2021 


7 


I leky i 2 u fotka 


vf / H puk 

30 दिसम्बर 2021 
सं ० 1 / पी -1004 / 2021-16695 / सा ० प्र ० — श्री आमिर सुबहानी , भा ० प्र ० से ० ( 1987 ) , विकास आयुक्त , बिहार , 
पटना ( अतिरिक्त प्रभार – महानिदेशक , बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान - बिपार्ड , पटना / निगरानी विभाग 
बिहार पटना ) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक मुख्य सचिव , बिहार के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 
सं ० 1 / पी -1004 / 2021-16696 / सा ० प्र ० — श्री अतुल प्रसाद , भा ० प्र ० से ० ( 1987 ) , अपर मुख्य सचिव , 

प्र०-9 
समाज कल्याण विभाग बिहार , पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक विकास आयुक्त , बिहार के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 
2. उपर्युक्त अधिसूचनाएँ दिनांक 01.01.2022 से प्रभावी होंगी । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 

कन्हैया लाल साह , 
सरकार के अवर सचिव । 


, 


- 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 1074-57 1 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


